रजिस्ट्री सं डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D . L.- 33004/99 


- 


- 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART I - Section 3- Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


सं . 607 ] 
No . 607 ] 


नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , दिसम्बर 28 , 2006 / पौष 7 , 1928 
NEW DELHI, THURSDAY , DECEMBER 28 , 2006 /PAUSA 7, 1928 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व प्रभाग ) 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 28 दिसम्बर , 2006 


सं . 136 /2006 - सीमाशुल्क ( गै.टे. ) 


सा. का . नि 772( अ ) - सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 75 की उप - धारा ( 2 ) , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 37 की उप - धारा ( 2 ) और वित्त अधिनियम , 2006 की धारा 63 के साथ पठित वित्त अधिनियम , 1994 
( 1994 का 32 ) की धारा 94 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सीमाशुल्क , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा सेवा कर 
प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 3 और नियम 4 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) 
की अधिसूचना सं. 81 / 2006 - सीमाशुल्क ( गै.टे. ) तारीख 13 जुलाई , 2006 में निम्नलिखित संशोधन करती है , नामत् : 


( 1 ) उक्त अधिसूचना में , शर्त 1 में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् : 

" बशर्ते कि वित्त अधिनियम , 2006 की धारा 63 के खंड ( ख ) के अंतर्गत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची का 
इसकी चौथी अनुसूची के अंतर्गत यथा व्यवस्थित ढंग से संशोधन के पश्चात् 1 जनवरी, 2007 से, इस अधिसूचना की सारणी ( उक्त अनुसूची ) 
के कॉलम 1 और 2 में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मदें और माल का वर्णन , सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की प्रथम अनुसूची में दी गई टैरिफ 
मदों और माल के वर्णन के समान ही रहेगा जैसे कि ये 1 जनवरी , 2007 से पहले था । " 


[ फा . सं. 609 / 54/ 2006 - प्र. अ. ] 


डॉ. एम सुब्रमण्यम , निदेशक 


टिप्पणी :- मूल अधिसूचना सं. 81 / 2006 - सीमाशुल्क ( गै.टे ) को दिनांक 13 जुलाई, 2006 की सा. का.नि . 420 ( अ) , के तहत भारत के राजपत्र 

असाधारण में प्रकाशित की गयी थी और इसमें अंतिम संशोधन दिनांक 22 नवम्बर , 2006 की सा. का .नि. संख्या 721 ( अ) के तहत 
अधिसूचना सं 116/ 2006- सीमाशुल्क ( गै.टे. ) के द्वारा संशोधन किया गया था । 


4016 GI/ 2006 


THEGAZETTEOF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART II – Sec . 3 (1)] 


MINISTRY OF FINANCE 


(Department of Revenue ) 


NOTHICATION 


New Delhi, the 28th December, 2006 


NO . 136 / 2006 -CUSTOMS (N . T.) 


G . S .R . 772(E ).- In exercise of the powers conferred by sub -section (2 ) of Section 75 of the Customs Act, 1962 (52 
of 1962), sub -section (2 ) of Section 37 of the Central Excise Act, 1944 ( 1 of 1944) and sub - section ( 2 ) of Section 94 of the 
Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ), read with Section 63 of the Finance Act, 2006 and in pursuance of rule 3 and rule 4 of the 
Customs, Central Excise Duties and Service Tax Drawback Rules, 1995 , the CentralGovernment, hereby inakes the follow 
ing amendment in the notification of the Governmentof India in the Ministry of Finance (Department of Revenue),No.81/ 
2006 -CUSTOMS (N . T .), dated the 13th July, 2006 , namely :- - 


In the said notification , in Condition 1, the following shall be inserted , namely : 


" Piovided that after the amendment of the First Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 under clause (b ) of 
Section 63. of the Finance Act, 2006 in the manner as provided under its Fourth Schedule with effect from 
Ist January , 2007, the tariff items and description of goods as specified in columns 1 and 2 of the Table (said 
Schedule ) of this notification shall continue to remain aligned with the tariff items and description of goods in the 
First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 as it existed before the 1st January, 2007." . 


F .No .609 /54 /2006-DBK ] 


Dr. M . SUBRAMANYAM ,Director 


Note : - 


The principal notification No. 81/2006 -Customs (N .T.) was published in the Gazeite of India , Extraordinary, vide 
number G .S .R .420 ( E ), dated the 13th July, 2006 and was amended vide notification No. 116 / 2006 -Customs (N . T .) 
vide G .S.R . 721 (E ), dated the 22nd November, 2006 . 


! 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


